रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/ 99 


REGD.NO.D.L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 27052020-219608 

CG- DIL - E - 27052020-219608 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1491 ] 
No. 1491 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 27 , 2020 /JYAISTHA 6 , 1942 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 27 मई , 2020 


का.आ. 1658 ( अ).- आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतबारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण तथा 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून ( पैन AAALU0160D ) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित 
विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है; नामतः 


( क ) सहमति शुल्क ; 


( ख ) 


अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क , 


, 


( ग ) 


जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुल्क ; 


( घ ) 


दैवीय ( हजारडियस ) शुल्क ; 


( ङ ) 


अम्बार (स्टेक )/ विश्लेषण शुल्क ; 


2259 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii )] 


( च ) 


जब्त की गई बैंक गारंटी; 


( छ ) 


आरटीआई आवेदन प्रभारों के प्रति आय; 


( ज ) 


नेशनल एयर मानिटरिंग प्रोग्राम के लिए केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड से प्राप्त हुए खर्च की प्रतिपूर्ति; 


( झ ) 


मानिटरिंग 

शुल्क ; 


( ञ ) 


बचत खातों एवं एफडीआर से ब्याज ; 


( ट ) 


लोक सुनवाई शुल्क ; 


, 


( ठ ) 


स्टाफ को आवास ऋण अग्रिम से ब्याज; तथा 


( ड ) पुराने स्क्रेप मदों की बिक्री तथा टेंडर फीस आदि से आय । 
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
( क ) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा ; 
( ख ) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी ; 
( ग ) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 4 ग ) के खण्ड ( छ ) के प्रावधानों के अनुसार आय की 

विवरणी दायर करेगा ; तथा 


( घ ) चार्टर्ड अकाउटेंड से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपरोक्त शर्ते संतोषजनक हैं , सहित आयकर अधिनियम , 1961 की 

धारा 288( 2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई अकाउटेंड द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा 

परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा । 
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 , 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के बारे 
में लागू होगी। 

[ अधिसूचना सं . 28 / 2020 / फा . सं. 300196 /16/ 2019- आईटीए- I] 

प्रज्ञा पारमिता , निदेशक 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th May, 2020 
S.O. 1658 ( E).—In exercise of the powers conferred by clause ( 46 ) of section 10 of the Income -tax Act , 1961 
(43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause , Uttarakhand Environment 
Protection & Pollution Control Board , Dehradun (PAN AAALU0160D ), a Board constituted by the Government of 
Uttarakhand , in respect of the following specified income arising to that Board , namely : - 


( a ) 
( b ) 
( c ) 
( d ) 


( e ) 


consent fee ; 
no objection certificate fee ; 
bio medical waste fee ; 
hazardous fec : 
stack /analysis fee; 
bank guarantee forfeited ; 
income against RTI application charges; 
reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Air 
Monitoring Programmes ; 
monitoring fees; 


( h ) 


( i ) 


[ भाग —खण्ड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


(1) 
(k ) 
(1) 
(m ) 


interest from savings accounts & FDRs; 
public hearing fee ; 
interest from house loan advance to staff, and 
income by sale of old scrap items and tender fee etc. 


2 . This notification shall be effective subject to the conditions that Uttarakhand Environment Protection and 
Pollution Control Board ,- 


( a ) 
(b ) 


shall not engage 

in 

any commercial activity ; 
activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial 


years ; and 


( C ) 


( d ) 


shall file return of income in accordance with the provision of clause (g ) of sub - section (4C ) of section 
139 of the Income-tax Act, 1961. 
shall file the Audit report along with the Return , duly verified by the accountant as provided in 
explanation to section 288 (2 ) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered 
accountant that the above conditions are satisfied . 


3 . This notification shall apply with respect to the assessment years 2020-2021 , 2021-2022 , 2022-2023 , 
2023-2024 and 2024-2025 . 


Notification No. 28 /2020 / F.No.300196 / 16 /2019 -ITA - I] 


PRAJNA PARAMITA , Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digitallysigned by ALOK KLUGAR 


